रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/98 


REGD. NO . D . L .- 33004 / 98 


TV 


. 


. 


सत्यपाजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


THI 


भाग II - खण्ड 3 - - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (II ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0561 ] 
No. 561 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 1, 1998 / भाद्र 10, 1920 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1 , 1998 /BHADRA 10 , 1920 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशम मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण- विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 सितम्बर , 1998 
का . आ . 750 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश , 1998 ( 1998 का अध्यादेश संख्यांक 15 ) की धारा 3 की उपधारा । 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस निमित्त 1 सितम्बर , 1998 को उस तारीख के रूप में नियत करती है और इसी तारीख से ही केन्द्रीय सतर्कता 
आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का भी, उक्त अध्यादेश के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन 
करती है । 

[ सं. 247 / 5 / 98 - ए०वी०डी० - II ] 

हरिन्दर सिंह, संयुक्त सचिष 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 

(Department of Personnel and Training) 

NOTIFICATION 

Now Delhi , the 1st September , 1998 
S . O . 750 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Sub - section (1 ) of Section 3 of the Central Vigilance 
Commission Ordinance, 1998 ( Ordinance 15 of 1998) , the Central Government hereby appoints the 1st day of September , 
1998 as the date in this behalf and also constitutes a body to be known as the Central Vigilance Commission on and from the said 
date to exercise the powers conferred upon , and to perform the functions assigned to , it under the said Ordinance. 


[ F. No. 247/ 5/ 98AVD. II] 
HARINDER SINGH , Jt. Secy . 


2372 GI /98 


Printed by tho Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 -- - 1998 


